रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 7 , 2019 / वैशाख 17 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7 , 2019 /VAISAKHA 17 , 1941 


सं . 1512 ] 
No. 1512] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

। (वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 मई, 2019 

सं. 5 / 2015 - 20 
विषयः आईटीसी (एचएस ) 2017 की अनुसूची - 1 ( आयात नीति ) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं हेतु 

आयात नीति 


का . आ . 1701( अ ). - समय - समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 के पैरा 1. 02 और 2.01 के साथ पठित विदेश 
व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी ( एचएस ) 
2017 के आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों के अंतर्गत टिप्पणी सं. 2( ग) को संशोधित करती है और अध्याय 84 के अंतर्गत नीतिगत 

शर्त सं. - 2 और अध्याय 85 के अंतर्गत नीतिगत शर्त सं. 5 को निम्नानुसार शामिल करती है: 
| मौजूदा सामान्य टिप्पणी सं . 2( ग ) 

संशोधित सामान्य टिप्पणी सं. 2( ग ) 


| ( ग) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वस्तुओं हेतु आयात नीति 


राजपत्र अधिसूचना सा . आ . संख्या 3022 दिनांक 11.09.2013 के प्रावधानों 
के अनुसार किसी विशेष खेप हेतु समय - समय पर यथा संशोधित 
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं ( अनिवार्य पंजीकरण की 
आवश्यकता) आदेश 2012 के तहत अधिसूचित वस्तुओं का आयात भारतीय 
मानक ब्यूरो (बीआईएस ) के साथ पंजीकरण अथवा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई ) से प्राप्त विशिष्ट छूट संबंधी पत्र के 
अधीन अनुमत होगा । तद्नुसार यथा संशोधित सीआरओ 2012 में 
अधिसूचित अपंजीकृत / गैर अनुपालक उत्पादों का आयात "निषिद्ध है । 


( ग ) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वस्तुओं हेतु आयात नीति 
समय - समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
वस्तुएं ( अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2012 के 
अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं ( नई और पुरानी चाहे वे नवीकृत , 
मरम्मत अथवा दुरूस्त की गई हों अथवा नहीं) का आयात निषिद्ध 
है जब तक ये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस ) में पंजीकृत नहीं 
हों तथा बीआईएस द्वारा समय - समय पर यथा संशोधित प्रकाशित 
" लेबलिंग आवश्यकताओं" का अनुपालन न करती हों अथवा 
राजपत्र अधिसूचना सा . आ . स. 3022 दिनांक 11.09.2013 के 
प्रावधानों के अनुसार एक विशेष खेप हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विशिष्ट छूट संबंधी पत्र प्राप्त न किया गया 
हो । 


आयात खेप जिनका बीआईएस में वैध पंजीकरण नहीं हुआ है इसका 
आयातकर्ता द्वारा पुनः निर्यात किया जाएगा ऐसा न कर पाने पर सीमा 


2380 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


शुल्क विभाग माल को विरूपित करके इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी | आयातक सीमा शुल्क पत्तनों पर पहुंचने वाले ऐसे निषिद्ध माल का 
मंत्रालय को सूचित करते हुए इसका स्क्रैप के रूप में निपटान करेगा पुनः निर्यात करेगा अन्यथा सीमा शुल्क विभाग के प्राधिकारी माल 

का आगे इस्तेमाल न किए जाने हेतु इसे विरूपित करके 
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचित करते हुए 
इसका स्क्रैप के रूप में निपटान करेंगे । 


नीतिगत शर्तः आईटीसी (एचएस ) 2017 के अध्याय 84 और 85 के अंतर्गतः 

समय - समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं ( अनिवार्य पंजीकरण की आश्यकता) आदेश 2012 के 
अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं ( नई और पुरानी जो नवीकृत , मरम्मत अथवा दुरूस्त की गई हो अथवा नहीं) का आयात निषिद्ध है जब तक ये 
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस ) में पंजीकृत नहीं हों तथा बीआईएस द्वारा समय - समय पर यथा संशोधित प्रकाशित " लेबलिंग आवश्यकताओं" 
का अनुपालन न किया गया हो अथवा राजपत्र अधिसूचना सा . आ . स. 3022 दिनांक 11. 09.2013 के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष खेप हेतु 
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विशिष्ट छूट संबंधी पत्र प्राप्त न किया गया हो । 
आयातक सीमाशुल्क पत्तनों पर पहुंचने वाले ऐसे निषिद्ध माल का पुनः निर्यात करेगा अन्यथा सीमा शुल्क प्राधिकारी माल को उपयोग नहीं किए 
जाने योग्य के रूप में विरूपित कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचित करते हुए माल का निपटारा कर देंगे । 

2 . इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति, 2015 - 20 के पैरा 2.31(I) ( क ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: 
| क्र . सं. पुराने माल की श्रेणियां 

आयात नीति 

शर्ते , यदि कोई हो 


पुराने पूंजीगत माल 


| i. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स , 


प्रतिबंधित 


प्राधिकार पत्र के तहत आयात किए 
जाने योग्य 


ii. पर्सनल कंप्यूटर्स / लैपटॉप के नवीकृत पूर्जी 

के नवीकृत / दुरूस्त पूर्जे 


iii . एयर कंडीशनर 


iv . डीजल जेनरेटिंग सेट 


समय - समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी एवं प्रतिबंधित 
सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (पंजीकरण की अनिवार्य 
आवश्यकता) आदेश , 2012 के तहत अधिसूचित 
सभी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल 


(i) समय समय पर यथा संशोधित 
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
वस्तुएं (पंजीकरण की अनिवार्य 
आवश्यकता) आदेश 2012 के अंतर्गत 
निर्धारित शर्तों के अध्यधीन प्राधिकार 
पत्र के तहत आयात किए जाने योग्य 


(ii ) समय - समय पर यथा संशोधित 
सीआरओ, 2012 में यथा उल्लिखित 
अपंजीकृत , गैर - अनुपालक अधिसूचित 
उत्पादों का आयात " निषिद्ध है । 


3. इस अधिसूचना का प्रभावः इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं के आयात के लिए आयात नीति और नीतिगत शर्त निर्धारित 
की जाती है । 
यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है । 


[ फा. सं. 01 / 89 / 180 / 39 / एएम - 13 / पीसी - 2( क ) / ई2261 ] 
आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 
टिप्पणी: दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रमुख अधिसूचना सं . 36 / 2015 - 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. आ . 172( अ ), दिनांक 17 

जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 8 जनवरी, 2019 की संशोधित अधिसूचना सं. 50 / 2015 - 2020 भारत के 
राजपत्र, असाधारण में सा . आ . 128 ( अ), दिनांक 8 जनवरी, 2019 के तहत प्रकाशित की गई थी । 


[ PT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th May, 2019 

No. 5 /2015 -2020 
Subject : Import policy for Electronics and IT Goods under Schedule - I (Import Policy ) of ITC (HS), 2017 . 


S . O . 1701( E ). — In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D & R ) Act, 1992 , read with paragraph 1.02 
and 2 .01 of the Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 , as amended from time to time, the Central Government hereby amends 
Note No. 2 (c ) under the General Notes Regarding Import Policy and inserts Policy Condition No. 2 under Chapter 84 and 
as Policy Condition No. 5 under Chapter 85 of ITC (HS ) 2017 as under: 


Existing General Note No. 2 (c ) 
(c ) Import policy for electronics and IT Goods: 


Amended General Note No. 2 ( c ) 
(c )Import policy for Electronics and IT Goods: 


The import of Notified Goods under the “ Electronics and 
Information Technology Goods ( requirement of Compulsory 
Registration ) Order , 2012 , as amended from time to time, will 
be allowed subject to registration with the Bureau of Indian 
Standards (BIS ) , or on specific exemption letter from Ministry 
of Electronics and Information Technology (MeitY ) for a 
particular consignment, as per provisions of Gazette 
Notification SO No. 3022 dated 11. 09.2013 . Accordingly , 
import of unregistered /non - compliant notified products as in 
CRO , 2012 , as amended is “ prohibited” . 


The import of Goods (new as well as second hand, whether or 
not refurbished , repaired or reconditioned ) notified under the 
“ Electronics and Information Technology Goods (Requirement 
of Compulsory Registration ) Order , 2012, as amended from 
time to time, is prohibited unless they are registered with the 
Bureau of Indian Standards (BIS ) and comply to the Labelling 
Requirements published by BIS, as amended from time to 
time , or on specific exemption letter from Ministry of 
Electronics and Information Technology (Meity ) for a 
particular consignment, as per provisions of Gazette 
Notification SO No. 3022 dated 11. 09 . 2013 . 


Import consignments without valid registration with BIS shall 
be re- exported by the importer failing which Customs shall 
deform the goods and dispose them as scrap under intimation to 
MeitY . 


The importer shall re -export such prohibited Goods reaching 
Customs Ports else the Customs Authorities shall deform the 
goods beyond use and dispose of the goods as scrap under 
intimation to MeitY . 


Policy Condition : As under Chapter 84 and 85 of ITC (HS) 2017 : 


The import of Goods (new as well as second hand, whether or not refurbished , repaired or reconditioned ) 
notified under the “ Electronics and Information Technology Goods ( Requirement of Compulsory Registration ) Order, 
2012 , as amended from time to time, is prohibited unless they are registered with the Bureau of Indian Standards (BIS ) 
and comply to the ‘Labelling Requirements ’ published by BIS, as amended from time to time , or on specific exemption 
letter from Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY ) for a particular consignment, as per provisions of 
Gazette Notification SO No . 3022 dated 11.09 .2013. 


The importer shall re- export such prohibited Goods reaching Customs Ports else the Customs Authorities shall 
deform the goods beyond use and dispose of the goods as scrap under intimation to MeitY . 


2 


Further, Para 2.31 (I) (a ) of Foreign Trade Policy, 2015 - 20 is revised as under: 


S . No. 


Import Policy 


Conditions, if any 


Categories of Second Hand Goods 

Second Hand CapitalGoods 
i. Desktop Computers , 


(a ) 


Restricted 


Importable against Authorization 


ii. refurbished /re-conditioned spares of re- furbished 
parts of Personal Computers/Laptops 


iii. Air Conditioners 


(i) 


iv. Diesel generating sets 
All electronics and IT Goods notified under the Restricted . 
Electronics and IT Goods (Requirement of 
Compulsory Registration ) Order, 2012 as 
amended from time to time. 


Importable against Authorization 
subject to conditions laid down 
under “ Electronics and 
Information Technology Goods 
(Requirement of Compulsory 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Registration ) Order, 2012 , as 

amended from time to time. 
( ii ) Import of unregistered /non 

compliant notified products as in 
CRO , 2012 , as amended from 

time to time is “ prohibited ” . 
3. Effect of this Notification : Import Policy and Policy condition for import of Electronics and IT Goods is 
laid down. 


This issues with the approval of Minister of Commerce and Industry . 

[ F .No. 01/89 / 180 /39 /AM - 13 /PC - 2 ( A )/e 2261 ] 
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 

& Ex Officio Addl. Secy . 


Note : 


The principal notification No. 36 / 2015 - 2020 , dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary vide number S . O . 172 (E ), dated the 17th January , 2017 and amended vide notification 
No. 50/2015 - 2020 , dated the 8th January , 2019 was published in the Gazette of India , Extraordinary vide number 
S .O . 128(E ) dated the 8th January , 2019 . 


a ser moderne 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2019 .05 .09 
KUMAR 11:22: 28 + 05 30 


ALOK 


